इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


यदश 


शासन 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 297 ] 


भोपाल , मंगलवार , दिनांक 13 जुलाई 2021 - आषाढ़ 22 , शक 1943 


नगरीय विकास एवं आवास विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2021 


अधि . क्र . 15 एफ 1-04-2021 - अठारह - 3. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 5 - क की 
उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मध्यप्रदेश के राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में यथा उल्लेखित क्षेत्रों को 
जो उक्त अधिनियम की धारा 5 - क की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 31 मार्च 
2021 को पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है , नगरपालिका क्षेत्र पन्ना , जिला पन्ना की सीमा में सम्मिलित करते हैं , अर्थात् : --- 


अनुसूची - एक 


पन्ना की नगर पालिका परिसीमाओं में सम्मिलित किया गया क्षेत्र 


अनु.क्र 


तहसील 


ग्राम का नाम 


क्षेत्र का ब्यौरा 


सम्मिलित किये जाने 
वाले सर्वे क्रमांक 

( 4 ) 


क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 5 ) 


( 
1 
) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


1 


पन्ना 


मोहनपुरवा 


1424.064 


संपूर्ण 


1246 से 2786 , 2891 से 
2962 , 3158 से 3200 


2 


पन्ना 


3201 से 3386 


4536.204 


संपूर्ण 


गहरा 
( एन.एम.डी.सी. ) 


3 


पन्ना 


कुंजवन 


59 से 1245 


956.357 


संपूर्ण 


593 


594 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2021 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


4 


पन्ना 


पुराना पन्ना 


1181.375 


संपूर्ण 


01 से 58 , 2787 से 
2890 , 2963 से 3157 


5 


पन्ना 


पुरूषोत्तमपुर 


01 से 246 


741.460 


संपूर्ण 


6 


पन्ना 


जनकपुर 


01 से 1053 


832.290 


संपूर्ण 


अनुसूची - दो 


अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात् , पन्ना नगरपालिका की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी : 


उत्तर दिशा : -- उत्तर दिशा में अजयगढ़ राजकीय मार्ग क्रमांक 47 के 5/2 कि.मी. व ग्राम मांझा की राजस्व सीमा के सर्व नम्बर 

01 से 58 , 2787 से 2890 , ग्राम जनकपुर पहाड़ीखेरा रोड में ग्राम कल्याणपुर की राजस्व सीमा सर्वे नं . 01 से 1053 
एवं ग्राम जनकपुर की राजस्व सीमा के सर्वे नम्बर 01 से 246 व लोकपाल सागर के वेस्टवियर तक . 


पूर्व दिशा : -लोकपाल सागर के वेस्टवियर से सर्वे नम्बर 3201 से 3386 तक . 


दक्षिण दिशा : -सर्वे नं . 3386 से 3302/3 से आगे सत्यम पैलिस होते हुये सर्वे नम्बर 1246 से 2786 एवं सर्वे नम्बर 2891 से 

3200 तक जरूआपुर रोड में राजस्व ग्राम जरूआपुर के नाला तक . 


पश्चिम दिशा . - राजस्व ग्राम जरूआपुर के नाला से आगे सर्वे नम्बर 59 से 1245 एवं अजयगढ़ रोड राजकीय राज्य मार्ग 47 के 

5/2 कि.मी. तक . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

तरूण राठी , उपसचिव . 


भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2021 


क्र . एफ 1-04-2021 - अठारह - 3. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड -3 के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना 
क्र . 15 एफ 1-04-2021 - अठारह -3 दिनांक 13 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद , राज्यपाल के प्राधिकार से , एतद्द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

तरूण राठी , उपसचिव . 


Bhopal , the 13th July 2021 


Noti . No. 15 F - 1-04-2021 - XVIII - 3 .-- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 5 - A of 
the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 ( No. 37 of 1961 ) , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to include 
the areas as specified in Schedule I below within the limit of Municipal Area of Panna , District -- Panna , same having 
been previously published in the Madhya Pradesh Extraordinary Gazette dated the 31st March 2021 as required by 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2021 


594 ( 1 ) 


sub - section ( 1 ) of Section 5 - A of the said Act , namely : 


SCHEDULE - I 


The Area of villages included within the Municipal Limit of Panna shall be as follows : 


S. No. 


Tehsil 


Detail of area 


Name of 
Village 

( 3 ) 


Survey No. to be 

included 

( 4 ) 


Area 
( in Hectare ) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 


01 


Panna 


Mohanpurva 


1424.064 


Whole area 


1246 to 2786 , 2891 to 
2962 , 3158 to 3200 


02 


Panna 


3201 to 3386 


4536.204 


Whole area 


Gehra 
( N.M.D.C. ) 


03 


Panna 


Kunjwan 


59 to 1245 


956.357 


Whole area 


04 


Panna 


Purana Panna 


1181.375 


Whole area 


01 to 58 , 2787 to 2890 , 

2963 to 3157 


05 


Panna 


Purshottampur 


01 to 246 


741.460 


Whole area 


06 


Panna 


Janakpur 


01 to 1053 


832.290 


Whole area 


SCHEDULE - II 


The revised boundaries of the Municipal Area Panna , after inclusion of the area prescribed in Schedule - I above 
are as follows : 


North direction : -- 5/2 km . of Ajaygarh road S. H. - 47 in North direction . And Survey No. 01 to 58 of 

Revenue boundry of village Majha , 2787 to 2890 , Revenue Boundry Survey No. of village 
Kalyanpur in village Janakpur Pahadikhera road . From 01 to 1053 and Survey Number 01 to 246 
of Revenue Boundry of village Janakpur and Wasteweir of Lokpal Sagar . 


East direction : -From Wasteweir of Lokpal Sagar Survey Number 3201 to 3386 . 


South direction : 

-Survey No. from 3386 to 3302/3 through Satyam Palace , Survey Number 1246 to 2786 
and Survey Number 2891 to 3200 in Jaruapur road up to Nala of Revenue village Jaruapur . 


West direction : -- From Nala of Revenue village Jaruapur to Survey Number 59 to 1245 and up to 5/2 

km . of Ajaygarh road S. H. - 47 . 


* By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

TARUN RATHI , Dy . Secy . 


POSSONERS 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021 . 


